258 


HARYANA GOVT . GAZ., MAR. 20 , 2012 ( PHGN. 30 , 1933 SAKA) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 

दिनांक 7 मार्च, 2012 
क्रमांक 315- ज-2-2012/3221.- श्री होशियार सिंह पुत्र स्व ० श्री नान्हा राम निवासी गांव गोछी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक 
( हाल 67/1, सैनिक कालोनी रोहतक ) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 3009- ज-11-77/33307, दिनांक 22 दिसम्बर , 1977 द्वारा 150/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । 
इसके पश्चात सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज-1-79 /44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये वार्षिक , अधिसूचना क्रमांक 
2944 - ज-2-93/ 15918 दिनांक 26 जून, 1993 द्वारा 1000 रुपये वार्षिक तथा अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज- 2-2002/ 9460, दिनांक 12 जून , 2002 
द्वारा 5000/-रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरुस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

अब श्री होशियार सिंह की दिनांक 4 अप्रैल, 2010 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए इस जागीर को स्व ० श्री होशियार सिंह की पत्नी श्रीमती बेदकौर के नाम फसल खरीफ , 2010 से 10,000/-रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


चण्डीगढ़ , 
दिनांक 27 फरवरी, 2012 


राम कुमार बेनीवाल , 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग । 


लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा मार्ग शाखा), झज्जर वृत्त 

दिनांक 7 मार्च, 2012 
सं० RAJ03/33.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते है कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर, सरकारी प्रयोजन, नामत: 
सड़क विस्तार बादली बाईपास गांव दरियापुर किलोमीटर 5.8 से 6.28 तक तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर के लिए ली जानी अपेक्षित है । 
जिसके लिए हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) की अधिसूचना संख्या आर० ए० 02/44 दिनांक 10 जनवरी, 2012 को भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 की धारा 1) की धारा 4 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुकी है । 

इसलिए एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि अधिग्रहण हेतु अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे सम्बन्धित 
हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) भिवानी को उक्त 
भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लियेनिर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शों का विवरण भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, लो ०नि ० वि ० ( भवन तथा मार्ग शाखा), भिवानी तथा डी ० जी ०एम० 4 एच०एस ० आर० डी ० सी ० 
रोहतक के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव । 


खसरा नं ० 


किला नं ० 


क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


, 


हदबस्त नं ० 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


6 एकड़ 


3 


4 


7 


दरियापुर 73 
( जारी 


2 कनाल 


11/ 1मिन 
20/ 2मिन 
21मिन 


5 


12 


4 मरला 


5 


12 


. 


13 


1/1 मिन 


4 


16 


10/ 1मिन 


5 


8 


11/1 


5 


2 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 20 , 2012 (PHGN. 30 , 1933 SAKA) 


259 


1 


2 


3 


4 


5 


6 . 


7 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


6 एकड 


13 


4 


16 


दरियापुर 73 
( समाप्त ) 


2 कनाल 


20/2 
21/ 1मिन 
6 मिन 


3 


10 


4 मरला 


14 


0 


2 


24/ 3मिन 


1 


7 


25 मिन 


6 


2 


17 


43मिन 


0 


18 


1 


7 


0 


6 


5/ 2/ 1मिन 
108/ 1मिन 
109मिन 
400 /1मिन 


0 


10 


0 


9 


50 कनाल 


4 मरला 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


बादली 72 


1 कनाल 


212 


11/1मिन 


-- 


19 


19 मरला 


( हस्ता ०)... 

अधीक्षक अभियन्ता, 
झज्जर वृत्त लो ० नि ० वि ० ( भवन तथा मार्ग शाखा), झज्जर । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING & ROADS BRANCH), JHAJJARCIRCLE 

The 7th March , 2012 
No. RA- 03/ 33. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by the 
PWD (B & R ) Jhajjar, at its expense , for a public purpose, namely, for construction of road from Badli Byepass V.P.O. 
Dariyapur K.M. 5.68 to 6.28 in Tehsil Bahadurgarh District Jhajjar . Forwhich Haryana Public Works (B & R ) Department 
Notification No. RA -02 /44 dated 10th January, 2012 under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act -1 of 1894 ) has 
been published . 

It is therefore hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid 
purpose. 

This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act I of 1894 ) for all 
to whom it may concern and under the provisions of Section 7 of the said act, the Land Acquisition Collector, PWD (B & R 
Branch ), Bhiwani is hereby directed to take orders for acquisition of the said land . 

Plans of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector, PWD (B & R Branch ), Bhiwani and 
Deputy GeneralManager- IV , HSRDC , Rohtak . 

Specifications 


District 


Tehsil 


Area 


Village 
Hadbast No. 


Area in 
Acre 


Khasra No./ 
Rectangle Killa No. 


Kanal 


Marla 


2 


3 


4 


5 


6 


-- 


Jhajjar 


Bahadurgarh 


6 Acre 


3 


11 /1Min 


4 


Dariyapur 
( Contd . ) 


2Kanal 


20/2Min 


5 


12 


4 Marla 


21 Min 


5 


12 


260 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR . 20, 2012 ( PHGN . 30 , 1933 SAKA ) 


[ PART I 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Jhajjar 


Bahadurgarh 


13 


Dariyapur 73 
(Concld .) 


6 Acre 
2 Kanal 
4 Marla 


1/1Min 
10 / 1Min 
11/1 
20/2 


4 
5 
5 
4 


16 
8 
2 
16 


21/ 1Min 


3 


10 


14 


Min 


0 


2 


24/3 Min 


7 


25Min 


6 


2 


17 


4 /3Min 


0 


18 


5 /2 /1Min 


1 


7 


108/ 1Min 


0 


6 


109Min 


0 


10 


400/1Min 


0 


9 


50Kanal 


4Marla 


Jhajjar 


Bahadurgarh 


Badli 72 


212 


11/ 1Min 


1 


19 


i Kanal 
19 Marla 


(Sd .) ... , 
Superintending Engineer, 

Public Works Department, 
(B & R Branch ), Jhajjar Circle , Jhajjar. 


IRRIGATION DEPARTMENT 
ADDENDUM AND CORRIGENDUM 

The 9th March , 2012 
No. 500 /44 - W /28 - M .-- In case of acquisition of land for constructing of Dhanana Mr. (Left over Killa ) from 
RD0—27470 Off taking at RD65000-R Mithathal Feeder in Village Dhanana, Tehsil & District Bhiwani. The declaration 
under Section 6 was issued vide this office letter No. 81/44 - W /28M dated 16th January, 2012 and published in Haryana 
Government Gazette dated 31st January, 2012 . 

In continuation to the above following area mentioned under column 6 i.e. 0.90 acres may please be read instead 
against area mentioned under column 5 i.e. 0.09 acres notified in inadvertently in English version only . 

Specification 


1 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast No. 


Area (in acre) To be notified 


Area ( in acre ) 
already notified 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Bhiwani 


Bhiwani 


Dhanana 


52 


0.09 
7K - 04M 


0.90 
• 7K -04M 


By Order of Governor of Haryana . 

D.P. GODARA, 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Bhiwani. 


